निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 आषाढ़ 1941 ( श0 ) 
( सं0 पटना 804 ) पटना , वृहस्पतिवार , 11 जुलाई 2019 


सं० 27 / आरोप - 01 - 19 / 2019 - 8533 / सा०प्र० 

सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 

26 जून 2019 
श्री राहुल, बि०प्र०से० , कोटि क्रमांक - 913 / 11, तत्कालीन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ( आई०सी०डी०एस० ) 
भोजपुर, आरा के विरूद्ध पद का दुरूपयोग कर अवैध तरीके से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से व्यक्तिगत लाभ 
के लिए राशि की माँग करने संबंधी समाज कल्याण विभाग , बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय 
संकल्प ज्ञापांक - 14710 दिनांक 21.11. 2017 द्वारा निलंबित किया गया । 

अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 16.04.2019 को बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के 
निलंबन , विभागीय कार्यवाही एवं अभियोजन स्वीकृति से संबंधी मामलों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री राहुल 
के विरूद्ध रिश्वत लिये जाने या प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित मामला नहीं है । अतएव समीक्षोपरांत श्री राहुल जो 
दिनांक 21. 11. 2017 से निलंबित है, को निलंबन से मुक्त किये जाने के संबंध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने 
का निर्णय लिया गया । 

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दिनांक 16.04. 2019 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय की सम्यक समीक्षा के 
उपरांत श्री राहुल जो दिनांक 21.11. 2017 से निलंबित है , को निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 11 जुलाई 2019 
उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री राहुल , बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक - 913 / 11, तत्कालीन जिला कार्यक्रम 
पदाधिकारी, ( आई०सी०डी०एस० ) भोजपुर, आरा सम्प्रति निलंबित को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील ) नियमावली - 2005 के संगत प्रावधानों के तहत निलंबन से मुक्त किया जाता है । 

2. श्री राहुल , अपना योगदान सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना में ( पदस्थापन की प्रतीक्षा हेतु) करेंगे । 

3. श्री राहुल के निलंबन अवधि के संबंध में निर्णय उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल 
के आधार पर अलग से लिया जायेगा । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक 
में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शिमहादेव प्रसाद 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 804 -571 + 10 डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette. bih .nic . in 


